निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 आश्विन 1936 ( AO ) 
( संo पटना 855 ) पटना, वृहस्पतिवार , 16 अक्तूबर 2014 


सं0 अ0स0क0 08 -07/ 2011 - 2085 

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


- - - - - - - - - - - - - 


संकल्प 

13 अक्तूबर 2014 
विषयः - मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना से संबंधित मार्गनिर्देशिका में संशोधन के संबंध में । 

1 . राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान हेतु 
बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु यह योजना चलाई जा रही है । अल्पसंख्यक बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध कराने 
संबंधी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के सफल कियान्वयन हेतु एक मार्ग निर्देशिका का निर्माण किया गया है । 

अल्पसंख्यक बेरोजगारों को सुलभता से ऋण उपलब्ध हो सके इसके लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 
की मार्गनिर्देशिका के नियम 2( V ) एवं 3 (ii) में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है: 
वर्तमान प्रावधान 

संशोधित प्रावधान 
नियमावली के नियम 2 ( V ) के अनुसार लाभान्वितों के चयन हेतु । संशोधित प्रावधान के अनुसार लाभान्वितों के चयन 
प्रमंडल स्तर पर एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, हेतु जिला स्तर पर एक चयन समिति का गठन 
जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगें : 

किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगें : 
( क ) प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण- अध्यक्ष 

( क) उप विकास आयुक्त या उनके द्वारा मनोनीत 

निदेशक , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण - अध्यक्ष 
( ख ) संबंधित जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी या । ( ख ) संबंधित जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण 
उक्त रिक्त होने के स्थिति में जिला कल्याण पदाधिकारी - सदस्य 

पदाधिकारी या उक्त रिक्त होने के स्थिति में जिला 

कल्याण पदाधिकारी - सदस्य 
( ग) संबंधित जिला के जिला उद्योग केन्द्र के पदाधिकारी - सदस्य | ( ग) संबंधित जिला के जिला उद्योग केन्द्र के 

पदाधिकारी - सदस्य 
( घ ) अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के प्रमंडलीय प्रभारी- सदस्य सचिव ( घ) अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के प्रबंध निदेशक 

द्वारा मनोनीत पदाधिकारी- सदस्य सचिव 
( ड .) जिला स्तरीय चयन समिति में संबंधित जिला के 
अल्पसंख्यक समुदाय के 2 सामाजिक कार्यकर्ता 
( अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मनोनीत - गैर 
सरकारी सदस्य । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 अक्तूबर 2014 
वर्तमान प्रावधान 

संशोधित प्रावधान 
| बैठक में फोरम के लिए अध्यक्ष के अतिरिक्त कम से कम 2( दो ) | शेष यथावत रहेंगे । 
सदस्यों का होना अनिवार्य है। अध्यक्ष की अपरिहार्य कारणों से 
अनुपस्थित होने पर उपस्थित सदस्यों में से वरीयतम के द्वारा 
अध्यक्षता की जाएगी । । 
वर्तमान प्रावधान के नियम 3 (ii ) के अनुसार प्रमंडलीय कार्यालय | संशोधित प्रावधान के अनुसार जिला स्तरीय चयन 
द्वारा प्राप्त आवेदनों को सूचीबद्ध कर ऋणावेदकों का स्थल समिति द्वारा चयनित आवेदकों को ऋण की स्वीकृति 
निरीक्षण एवं उनके द्वारा समर्पित कागजात का सत्यापन और | देने के पूर्व उनका स्थल निरीक्षण एवं उनके द्वारा 
अनुशंसा के साथ स्थल जॉच प्रतिवेदन चयन समिति की बैठक में | समर्पित कागजात का सत्यापन तथा अनुशंसा के साथ 
रखने हेतु तैयार किया जायेगा । 

प्रमंडलीय प्रभारी द्वारा स्थल जाँच प्रतिवेदन समर्पित 
किया जायेगा । 


2. उक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 
आदेशः — आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के सर्वसाधारण को सूचना के लिए प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति 
सभी विभागों / विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 855 - 571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


